258 


HARYANA GOVT GAZ , FEB . 17, 1976 (MAGHA.28 , 1897 SAKA ) 


[ PARTI 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 5th January, 1976 
No. PRH- 10-76/ 4685. - The Governor of Haryana is pleased to promote shri Ranjit Singh, Superin 
tendent , office of the Director of Panchayats, Haryana , Chandigarh as Legal Officer inthe scale of Rs. 450 --- 
25—500-30 ---650 / 30--800 with usual allowances for the period of six months. He assumed the charge of 
the post on the afternoon of the 17th December, 1975 . 

RANJIT ISSAR , Deputy Secy . 
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT 


रे 


The 12th February, 1976 
No. 5413- ET(I)-75/4389. - Shri G, P. Kashyap, Deputy Excise and Taxation ! Commissioner, 
Gurgaon, retired from the Government service on the afternoon of 30th November , 1975 . 

M. C. GUPTA , Commissioner and Secy 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 6 फरवरी, 1976 
क्रमांक 30-ज ( II ) -76/3768. --पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1 ए) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यमाल , श्री राम सिंह, पुत्र श्री हीरा, गांव अदयाना, तहसील पानीपत , जिला 
करनाल को खी , 1973 से 150 हाये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तया राशि एवं सनद 
में दी गई सों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


X 


क्रमांक 89-ज(IT) -76/ 3772.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए ) ( 1 ए) तया 31ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली य जागीर उनके 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई .शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब मे 
जागीरदी गई 


वाषिक 
राशि 


व पता 


1 


2 


3 


5 


6 


रुपए 


सोनीपत 


रहमाना 


सोनीपत 


रबी , 1973 से 


150 


श्री बारु मल , पुत्र श्री रहीम बक्श 
श्री नन्दरूप सिंह, पुत्र श्री खैमा 


2 


रेवाड़ा 


गोहाना 


रबी , 1973 से 


150 


क्रमांक 20-ज ( II )-76/3778.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री छोटू राम , पुत्र श्री मोलू राम , गांव मानेसर, तहसील व जिला 
गुड़गांवा , को रबी , 1974 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते है । 


